निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 447 ) 


9 भाद्र 1934 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 31 अगस्त 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - 


- 


- - 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 -02/2012 / 9439 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9392 , दिनांक 
23. 08. 2012 द्वारा बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित ( बिस्कोमान ) , पटना के निदेशक मंडल के निर्वाचन के लिए 
अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर को निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किया गया है । 

2. उक्त निर्वाचन के संदर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारी 
सोसाईटी नियमावली , 1959 के नियम 21 भ ( क ) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकार द्वारा बिस्कोमान के 
निदेशक मंडल के निर्वाचन के संदर्भ में मतदाता सूची के लिए निम्नांकित आदेश दिया जाता है - 

(i) बिस्कोमान के प्रशासक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समादेश याचिका संख्या 18820/2011 में माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05. 2012 को पारित आदेश में संदर्भित मतदाता सूची की तीन प्रतियाँ अपने स्तर पर उनके प्रत्येक 
पृष्ठ को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर - सह -निर्वाचन पदाधिकारी को 03.09. 2012 तक निश्चित रूप 
से उपलब्ध करा देंगे । 

(ii ) अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर - सह -निर्वाचन पदाधिकारी उक्त सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के 
सूचना पट पर तथा एक प्रति प्रशासक , बिस्कोमान के सूचना पट पर इस सूचना ( अनुलग्नक - 1 ) के साथ दिनांक 05 .09 . 
2012 को प्रकाशित करेंगे कि अगर इस सूची में अंकित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अथवा अन्य कारण से कोई 
व्यक्ति बिस्कोमान का सदस्य नहीं रह गया हो या मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता से संबंधित प्रविष्टियों में कोई 
अशुद्धि है, तो इस बावत दिनांक 12. 09 .2012 तक वे निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं । 

| संबंधी आपत्ति अनुलग्नक - 2 पर दिये गये प्रपत्र में एवं प्रविष्टियों को शद्ध करने संबंधी आपत्ति अनलग्नक - 3 पर 
दिये गये प्रपत्र में दी जा सकेगी। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दर्ज की जा सकेगी, जिनका नाम बिस्कोमान की मतदाता सूची 
में सम्मिलित है । स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सूची में कोई भी नया नाम किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ा जा सकेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अगस्त 2012 
(iii ) विहित स्थलों पर मतदाता सूची दिनांक 05. 09.2012 से दिनांक 12.09. 2012 तक सदस्यों के सूचनार्थ 
प्रकाशित रहेगी । 

___ (iv) प्राप्त आपत्तियों पर निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 15.09 .2012 तक निर्णय ले लेंगे एवं तदनुसार हटाये गये 
नामों अथवा शुद्ध की गई प्रविष्टियों को अनुलग्नक - 4 पर दी गई अनुपूरक सूची में दर्ज करेंगे । आपत्तियों के निष्पादन में 
किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होने या आवश्यक कागजात देखने की आवश्यकता होने पर प्रशासक द्वारा निर्वाचन 
पदाधिकारी को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जायेगा । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अनुलग्नक - 1 


मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप 
सेवा में , 

बिहार राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ सीमित ( बिस्कोमान ) के सदस्यगण । 

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सी॰डब्ल्यूजे०सी० संख्या 11820/2011 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा 
दिनांक 01.05. 2012 को पारित आदेश के आलोक में प्रशासक , बिस्कोमान से ...... सदस्यों की एक मतदाता सूची 
अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई है , जिसे सदस्यों की जानकारी हेतु मेरे कार्यालय के सूचना पट एवं प्रशासक , बिस्कोमान के 
सूचना पट पर दिनांक 30. 08.2012 को प्रकाशित किया गया है । यह सूची दिनांक 05. 09. 2012 से दिनांक 12. 09.2012 तक 
उक्त स्थलों पर प्रकाशित रहेगी । 

मतदाता सूची में शामिल किसी सदस्य के नाम को उसकी मृत्यु अथवा अन्य कारण से सदस्य नहीं रह जाने के 
कारण उसका नाम हटाये जाने के संबंध में कोई सदस्य अधोहस्ताक्षरी के यहाँ साक्ष्य सहित दिनांक 05.09.2012 से दिनांक 
12. 09. 2012 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं । इसी प्रकार अगर किसी प्रविष्टि में अशुद्धि हो , तो उसे शुद्ध करने हेतु आपत्ति 
उक्त अवधि में दायर की जा सकती है । स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने हेतु कोई भी दावा नहीं 
किया जा सकता है । 
हर ऐसी आपत्ति मेरे कार्यालय में या ......... 

( पदनाम ) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये 
गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय । आपत्ति दायर / दाखिल करने के लिए 
निर्धारत प्रपत्रों ( अनुलग्नक - 2 एवं अनुलग्नक - 3 ) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । 

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद अनुपूरक मतदाता सूची तैयार की जायेगी , जो निर्वाचन कार्य हेतु प्रयुक्त की 
जाने वाली मतदाता सूची का अविभाज्य हिस्सा होगी । 


पटना : 
दिनांक : 


निर्वाचन पदाधिकारी 
( सील एवं मुहर सहित हस्ताक्षर ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अगस्त 2012 


अनुलग्नक - 2 

प्रपत्र 
( मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र ) 
सेवा में , 

निर्वाचन पदाधिकारी , 

बिस्कोमान , पटना । 
महोदय , 

बिस्कोमान के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के 
क्रमांक ............. पर श्री / श्रीमती / कुमारी. 

.............. का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण 
( कारणों ) से आपत्ति दर्ज करता / करती हूँ : 


( 11 ) 


मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। बिस्कोमान के 
लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है - 

पूरा नाम ....... 
पिता का नाम 
मतदाता सूची का क्रमांक 


स्थान : 
तारीख : 


आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान 


की गई कार्रवाई की सूचना 
श्री / श्रीमती/ कुमारी....................., जो ................... का / की निवासी हैं , द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया 
गया है और बिस्कोमान की मतदाता सूची के क्रमांक ............... पर उल्लिखित श्री / श्रीमती/ कुमारी... ................ का 
नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है । 

निम्नलिखित कारणों से नामंजर कर दिया गया है 


स्थान 
तारीख : 


निर्वाचन पदाधिकारी , 
बिस्कोमान , पटना। 


आवेदन की रसीद 
श्री / श्रीमती/ कुमारी....... 

.., जो बिस्कोमान के सदस्य हैं , से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक 
....... को प्राप्त हुई है । आवेदन की रसीद का क्रमांक ................. है । 


स्थान 
तारीख : 


आपत्ति प्राप्त करने वाले 
पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अगस्त 2012 

अनुलग्नक - 3 

प्रपत्र 
( मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र ) 
सेवा में , 

निर्वाचन पदाधिकारी , 

बिस्कोमान , पटना । 
महोदय , 

मैं ...... .................निवेदन करता / करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि , जो बिस्कोमान की मतदाता सूची में 
क्रम संख्या........... पर ............. के रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय । 

.......... 
स्थान : 
तारीख : 

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


की गई कार्रवाई की सूचना 
श्री / श्रीमती/ कुमारी............................ , जो बिस्कोमान के सदस्य हैं , द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया 
है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : 
तारीख : 


निर्वाचन पदाधिकारी , 
बिस्कोमान , पटना । 


आवेदन की रसीद 


श्री / श्रीमती/ कुमारी....... 

..........., जो बिस्कोमान के सदस्य हैं , से आपत्ति विहित प्रपत्र में 
दिनांक ................... को प्राप्त हुई है । आवेदन की रसीद का क्रमांक ................ है । 


स्थान 
तारीख 


आपत्ति प्राप्त करने वाले 
पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


. 


बिहार गजट ( असाधारण), 31 अगस्त 2012 


अनुलग्नक - 4 
प्रशासक बिस्कोमान से प्राप्त मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात् आवश्यकता 
होने पर तैयार की जाने वाली अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना 

प्रविष्टि जो हटाई गई 


मतदाता की 
क्रम संख्या 


मतदाता का नाम 


पिता का नाम 


2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि 


वर्तमान प्रविष्टि 


शुद्ध की गई प्रविष्टि 


मतदाता 
की क्रम 
संख्या 


मतदाता का नाम 


पिता का नाम 


पता 


पिता का । 


पता 


मतदाता का 

नाम 


नाम 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 447 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


